निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 अग्रहायण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 1307) पटना , सोमवार , 7 दिसम्बर 2015 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

1 दिसम्बर 2015 
सं0 ए /विविध -( 38) -26 / 01 ( अंश -I) - 12737 — राज्य सरकार, बिहार एतद् द्वारा श्री कुन्दन कृष्णन्, पुलिस महानिरीक्षक, 
आतंकवाद निरोधक दस्ता, बिहार , पटना (मोबाईल सं0- 8544428160) को स्टूडेन्ट्स इस्लामिक मूवमेन्ट ऑफ इंडिया (सिमी ) एवं आतंकवाद से 
संबंधित मामलों के लिए नोडल पदाधिकारी अभिहित करती है । 
2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

जितेन्द्र कुमार, 

सरकार के विशेष सचिव । 
The 1st December 2015 
No . A /Misc .- (38 ) - 26 /01 ( Part- I) 12737 — The State Government of Bihar is pleased 
to designate Shri Kundan Krishnan, the Inspector General of Police, Anti- Terrorist Squad, 
Bihar, Patna ( Mob. No .- 8544428160) as the Nodal Officer for the matters related to 
Students Islamic Movement of India (SIMI) and terrorist activities . 
2 . This shall be applicable with immediate effect. 

By Order of the Governer of Bihar, 

JITENDRA KUMAR , 
Special Secretary to the Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1307 - 571 + 10 -डी0टी0पी0। 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


